निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 491) 


27 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2015 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 अप्रील 2015 
सं0 ओ0 / रा0मा0आ0 - 60/ 2008 - 4326 - मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 
1993 (1994 का संख्या - 10) की धारा - 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य वितन , 
भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते) नियमावली, 2009 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित 
नियमावली बनाती है : 

___ 1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ - ( 1 ) यह नियमावली बिहार मानवाधिकार 
आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन , भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते) ( संशोधन ) नियमावली , 
2015 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. उक्त नियमावली , 2009 के नियम 4 का उप -नियम (1 ) निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायगा - 


राज्य 


बिहार गजट ( असाधारण ). 17 अप्रील 2015 
( 1 ) " सेवा के प्रत्येक संपूरित कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए 30 (तीस ) 
दिन की दर से उपार्जित अवकाश एवं सेवा के प्रत्येक संपूरित कैलेण्डर वर्ष या उसके 
भाग के लिए 12 ( बारह ) दिन की दर से आकस्मिक अवकाश। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 

सरकार के प्रधान सचिव । 

16 अप्रील 2015 
सं0 ओ0 / रा० मा0आ0 - 60 / 2008 - 4326 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान 
के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा उसका प्राधिकार पाठ समझा 
जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 

सरकार के प्रधान सचिव । 

The 16th April 2015 
No. O /Ra.Ma.Aa-60 / 2008 -4326 — In exercise of the powers conferred by section -41 
of the Human Rights Protection Act, 1993 , (No . 10 of 1994 ) the State Government of Bihar 
is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Human Rights 
Commission ChairPerson and Members (Salaries , Allowances and other terms and 
Conditions) Rules , 2009 : 

1. Short title , extent and commencement - (1 ) These rules may be called the Bihar 
Human Rights Commission Chairperson and Members ( Salaries, Allowances and other 
terms and conditions) ( Amendment) Rules , 2015 . 

__ ( 1 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

( 2 ) It shall come into force at once. 

2 . Sub - rule (i) of Rule 4 of the said Rules , 2009 shall be substituted by the 
following - 

“ ( 1 ) For every full calendar year of the service or the part thereof, earned leave at 
the rate of 30 ( thirty ) days and for every full calendar year of the service or the part thereof, 
casual leave at the rate of 12 (twelve ) days. " 

By order of the Governor of Bihar , 

___ AMIRSUBHANI , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 491 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


